निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 38 


29 भाद्र 1939 ( श ० ) 
पटना, बुधवार, 

20 सितम्बर 2017 ( ई ० ) 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-16 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 17-18 

भाग - 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम, भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 

19-19 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग - 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

20-21 


, 


, 


2 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

11 सितम्बर 2017 
सं0 ई2-2-033 / 2010-3113 — मो0 गजाली, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बाँका को अपने पुत्र की चिकित्सा के निमित दिनांक 15.10. 
2015 से 31.12.2015 तक कुल 78 ( अठहत्तर) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत 
प्रदान की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव । 


मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग 


| 


अधिसूचना 

19 अप्रील 2017 
सं 0 स्था०-1-59 / 90 / 296 / रा ० — विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री रामकुमार पासवान , 
वरीय राजभाषा सहायक ( वेतनमान 9300-34800 , ग्रेड पे 4600 ) को अधिसूचना निर्गत की तिथि से राजभाषा पदाधिकारी 
( वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे 4800) के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति दी जाती है । 

2. उक्त प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या -13295, दिनांक 28.09.2016 के आलोक में इस शर्त के 
साथ दी जाती है कि डॉ ० प्रमोद कुँवर, वरीय राजभाषा सहायक के भविष्य में पूर्णरूपेण दण्ड मुक्त होने एवं तत्समय पद 
रिक्त नहीं रहने की स्थिति में श्री पासवान अपने पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक -4800, दिनांक 01.04.2016 की कंडिका11 (IV) के अनुसार यह 
प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस ० एल ० पी ०( सी ०) संख्या-29770 / 2015, 
बिहार सरकार बनाम सुशीलकुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी । 
4. प्रस्ताव में माननीय मुख्य ( विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
रामबिलास पासवान, निदेशक - सह - अपर सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


Notification 

7 सितम्बर 2017 
सं 0 5 / विविध( स्वै 0 से 0नि 0) -30-16 / 2016-2295- Voluntary Retirement is granted to Mr. Amit 
kumar Sinha (ID - 4013), Executive Engineer, Planning & Monitoring Division- 12, Patna with 
effect from 31-10-2017 according to the Rules- 74 of Bihar Service Code and letter no.-6190 (v ), 
dated 24-04-1979 of Finance Department, Government of Bihar . 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रबंधन) । 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


3 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 फरवरी 2017 
सं0 15 / ए 6-02 / 2008 (अंश) -262 - श्री देवशील, उप निदेशक , ( उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त बिहार अंगिका अकादमी, पटना के निदेशक के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है । 

उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त 
हो जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
के 0 सेंथिल कुमार, अपर सचिव । 


13 फरवरी 2017 
सं 0 15 / ए 6-02 / 2008 (अंश)-220 -श्री दिनेश चन्द्र झा , वरीय प्रशासी पदाधिकारी, बिहार हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यकारी अध्यक्ष - सह -निदेशक, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना के सभी 
कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है । 

उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त 
हो जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
के 0 सेंथिल कुमार अपर सचिव । 


15 फरवरी 2017 
सं 0 15 / सी 2-136 / 2016-227 — श्री देवशील , उप निदेशक , उच्च शिक्षा को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यकारी 
अध्यक्ष - सह -निदेशक, बिहार बंगला अकादमी, पटना के सभी कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया 
जाता है । 

उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त 
हो जायेगी । 

श्री देवशील , उप निदेशक, उच्च शिक्षा को आदेश दिया जाता है कि तत्काल अध्यक्ष - सह -निदेशक , बिहार बंगला 
अकादमी, पटना के पद पर योगदान देते हुए योगदान की सूचना अधोहरक्षरी को भी समर्पित करें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
के 0 सेंथिल कुमार, अपर सचिव । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2017 
सं 0 05 / स्था 0( डी 0 टी 0 ओ0) -30 / 2013-4505 / परि ० — परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या -3095 दिनांक 13.06. 
2017 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित श्री विकास कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर 
जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के कार्यो के सम्पादन हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम किशोर मिश्र, अपर सचिव । 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचनाएं 

12 जुलाई 2017 
सं 0 7 / सी0-01-202 / 2007 / खंड - 695 — बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित सहायक अभियोजन 
पदाधिकारियों ( वेतनमान PB 2 + GP 4800 ) को अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / अपर लोक अभियोजक ( वेतनमान PB 3 
+ GP 6600) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव दिनांक 03.08.2016 की तिथि से औपबंधिक रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम 
के सामने स्तम्भ -4 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है : 


4 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


वर्तमान पदनाम / 
पदस्थापन स्थान 


प्रोन्नत पदनाम / 
पदस्थापन स्थान 


क्र ० 


सहायक अभि 0 पदा ० का 

नाम / गृह जिला / 
मूल कोटि वरीयता क्रमांक 

( 2016 ) 


1 


2 


3 


4 


1 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी, 

रोसडा 


श्री गुलाब चन्द गुप्त 
मऊ ( उ0 प्र0 ) / 8 
मो 0 जावेद अहमद 
जहाना 
बाद ।/94 


2 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी, 

दानापुर 


श्री अनिल कुमार 


3 


गाजीपुर ( उ0 प्र0) / 95 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

बेनीपुर 


4 


श्री ज्ञानेन्द्र दत्त राय 
जौनपुर( उ0 प्र0) / 97 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

छपरा 


5 


श्री सुखदेव सरोज 
जौनपुर( उ0 प्र 0) / 99 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

विरौल 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

जमुई 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 

अपर लोक अभियोजक 

बखरी ( बेगूसराय) 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 

अपर लोक अभियोजक 

रोसड़ा ( समस्तीपुर ) 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

मधुबनी 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

किशनगंज 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

मुंगेर 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

अररिया 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 

अपर लोक अभियोजक 

शेरघाटी ( गया ) 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

पूर्णियाँ 


6 


श्री मुक्तेश्वर प्रसाद 
भोजपुर । / 106 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

शिवहर 


7 


श्री मनोज सिंह 
पटना । / 116 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

आरा 


श्री दयाशंकर प्रसाद गुप्ता 
औरंगाबाद । / 157 


8 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

रोहतास 
( प्रतिनियुक्त डेहरी ऑनसोन) 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

शेखपुरा 


9 


श्रीमती सुनीता कुमारी 
बांका । / 247 


2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4800 दिनांक 01.04.2016 मे निहित प्रावधानों के आलोक में 
उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक होंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP( C ) No- 29770/2015 बिहार 
सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी । 

3. प्रोन्नत होने वाले उपर्युक्त पदाधिकारियों को पद सुरक्षित रहने के कारण उनसे कनीय को देय प्रोन्नति की तिथि 
दिनांक 03.08.2016 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

4. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि पारगमन काल का उपभोग किये बिना अविलंब नव 
पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ईश्वर चन्द्र सिन्हा , संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त निदेशक । 


25 अगस्त 2017 
सं 0 अ0 नि 0 (01 ) -15/2017 स्था0-859 श्री संजय कुमार मोसेस, सहायक अभियोजन पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय, सिवान को स्थानांतरित करते हुए विधि सलाहकार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त निदेशक । 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


5 


27 जून 2017 
सं 0 अ0 नि 0 (01) 05 / 2017 / स्था0-619 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं 0 41/2011 के 
अन्तर्गत सहायक अभियोजन पदाधिकारी, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहायक अभियोजन पदाधिकारी, के पद पर 
नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक 211 दिनांक 07.03.2017 द्वारा सफल घोषित एवं अनुशंसित 80 
उम्मीदवारों में से निम्नांकित 77 उम्मीदवारों को बिहार अभियोजन सेवा के मूल कोटि के सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
( वेतनमान PB- 2 9300-34800 + GP 4800 ) के पद पर परीक्ष्यमान रूप से पदभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए 
उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में अंकित कार्यालयों में पदस्थापित किया जाता है : 


क्र ० 


अभ्यर्थी का नाम / गृह 

जिला 


जन्म 
तिथि 


पदनाम एवं पदस्थापन 
कार्यालय का नाम 

6 


1 


2 


3 


श्री चन्द्र विकास 
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण 


28.12.78 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

रोहतास ( सासाराम) । 


2 


श्री विनीत 

कुमार 

सिंह 
आजमगढ़ , उ 0 प्र 0 


06.01.87 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

नवादा । 


3. 


श्री रविकान्त मणि 
त्रिपाठी 
कुशीनगर ( उ० प्र ०) 


07.01.86 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

औरंगाबाद । 


4 . 


श्री अनुराग 

मिश्र 
देवरीया , उ 0 प्र 0 


09.05.83 


आरक्षण 
पिता का नाम / स्थायी पता 

कोटि 
4 

5 
श्री चन्द्र विकास 

सामान्य 
पिता- श्री विजय कुमार वर्मा । (01) 
इलेक्ट्रीक ट्रान्सर्फारमर के 
नजदीक बेलवनवा, 
मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण 
बिहार -845401 
श्री विश्वनाथ सिंह 

सामान्य 
ग्राम- टोनारी लहारपर (01 ) 
थाना महराजगंज , आजमगढ़ , 
उत्तर प्रदेश -2761137 
श्री शम्भू शरण त्रिपाठी 

सामान्य 
जगदीश पुरम् कॉलोनी, 

(01) 
पडरौना, थाना + डाकघर 
पडरौना, जिला- कुशीनगर 
( उ0 प्र 0). 
पीन 274304 
श्री पद्माकर मिश्र 

सामान्य 
गा- कोटवॉ, प्रो०- नवापार, ( 01 ) 
थाना - बरहज, जिला 
देवरिया , 
274601 
श्री धर्मेन्द्र लाल 

सामान्य 
ग्रा 0 - लुटौउत , पो 0 - छथीयारा (01 ) 
थाना- करान्डे, 
जिला - शेखपुरा 
पिन -811034 
पिता- श्री त्रिभुवन नाथ 

सामान्य 
पाठक, ग्रा o + पो0- मतेथू ( 01 ) 
जिला - भदोही, उ 0 प्र 0 
पिन -221404 
पिता - श्री वीरेन्द्र कुमार राय सामान्य 
ग्राम + पो ० 

( 01 ) 
थाना- खेजुरी , 
जिला - बलिया , उ 0 प्र 0 
पिन -277302 
पिता - श्री रामवृक्ष सिंह 

सामान्य 
ग्रा ० - चौखण्डा चितौली 

(01 ) 
पो 0 - समरडीहाँ, 
थाना - सासाराम 
जिला - रोहतास (बिहार) 
पिन -821115 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

झंझारपुर । 


उ 0 प्र 0 , पिन 


5 . 


श्री सुजीत कुमार 
शेखपुरा 


02.01.86 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

खगडिया । 


6 . 


श्री मनोज कुमार पाठक 
भदोही, उ0 प्र 0 


07.08.84 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

उदाकिशुनगंज । 


- हथौज 


7 . 


श्री कृष्णा नन्द राय 
बलिया, उ 0 प्र 0 


01.12.87 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

वाईसी । 


8 . 


श्री दिनेश कुमार 
रोहतास ( सासाराम ) 


12.11.76 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

धमदाहा । 


6 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


सामान्य 
(01 ) 


9 . 


श्री चन्द्रबोस कुमार सिंह 
भोजपुर ( आरा) 


पिता- श्री प्रभुनाथ सिंह 

ग्रा o + पो 0 - बैरही, 
30.08.84 थाना - जगदीशपुर 

जिला - भोजपुर , (बिहार) 
पिन -802158 
पिता- श्री छाँगुर सिंह 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

वारसोई 


म 0 नं0-56 , 


सामान्य 
(01) 


10. 


श्री रणवीर सिंह 
चन्दौली, उ 0 प्र 0 


01.10.85 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

तेघड़ा । 


सामान्य 
(01) 


11 . 


श्री राम शकल कुमार 
नवादा 


01.03.80 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

बेगूसराय । 


ग्रा 0+ प्रो 0 - जेवरियाबाद 
डाकघर - सैयदराजा 
जिला - चन्दौली, 
पिन -232110 
पिता- श्री शम्भु प्रसाद 
ग्रा0+ पो 0 - अप्सरा, 
भाया- लालबिगहा, 
थाना - वारसलीगंज , 
जिला - नवादा, बिहार 
पिन -805108 
पिता- रामचन्द्र पंडित , 
कब्रिस्तान के दक्षिण, रधुनाथ 
टोला. रोड नं0-39 , 
पो ० - अनिसाबाद, 
जिला - पटना, बिहार 
पिन -800002 
पिता- श्री जगन्नाथ सिंह 
ग्रा o- शेखपुरा, रामापुर 
पों - रामापुर ( गोराईगंज) 
जिला - फैजाबाद, उ 0 प्र 0 
पिन -224141 


सामान्य 
( 01 ) 


12. 


श्री रामा शंकर 
पटना 


13.10.83 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

वीरपुर । 


सामान्य 
( 01 ) 


13. 


श्री मनीष कुमार सिंह, 
फैजाबाद , उ 0 प्र 0 


15.10.83 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

मधेपुरा । 


सामान्य 
(01) 


पिता - श्री गनेश सिंह 
ग्रा0+ पो 0 - ऐरा कलाँ 
थाना - तरवाँ, 
जिला - आजमगढ़, उ 0 प्र 0 
पिन -276126 


श्री अखिलेश 

कुमार 

सिंह 
आजमगढ़, उ 0 प्र 0 


14 


15.10.82 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

झंझारपुर । 


सामान्य 
(01) 


पिता- श्री शम्भु चौधरी 
ग्रा o + पो0- तेजपुर 
थाना भगवानपुर 
जिला - बेगूसराय, बिहार 
पिन -851112 


श्री चन्दन कुमार 
बेगूसराय 


15. 


10.02.83 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

बक्सर । 


सामान्य 
( 01 ) 


पिता - श्री गुरूचरण शर्मा 
ग्रा 0 - रतनपुर , पो 0 - कनाप 
थाना - दाउदनगर, 
जिला - औरंगाबाद , बिहार 
पिन -824120 


श्री अमित कुमार 
औरंगाबाद 


16. 


02.11.86 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

सीतामढ़ी । 


सामान्य 
( 01 ) 


पिता- स्व ० श्री मथुरा प्रसाद 
ग्रा o + पो 0 - तुंगी, 
थाना -हिसुआ 
जिला - नवादा, बिहार 
पिन -805129 


17 


श्री मुकेश कुमार 
नवादा 


05.03.85 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

पुपरी । 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


7 


सामान्य 
( 01 ) 


18 


श्रीमती कुमारी रिंकू 
सारण , ( छपरा ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

बगहा । 


सामान्य 
(01 ) 


19. 


श्री ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी 
सिद्धार्थनगर, उ 0 प्र 0 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

नालन्दा । 


सामान्य 
(01) 


20 . 


श्रीमती रोजी 
शेखपुरा 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

पटना सिटी । 


पिता - श्री विद्या सागर सिंह 
ग्राम - जगदीशपुर , 

प्रो ० - अरविंदनगर 
13.01.86 

थाना - दरियापुर, 
जिला - सारण , बिहार 
पिन -841221 
पिता- श्री सर्वेश्वरी मणि 

त्रिपाठी 
31.07.86 ग्रा ०+ पो 0 - छिलौनी 

जिला -सिद्धार्थनगर, उ 0 प्र 0 
पिन -272151 
पिता - स्व ० मो 0 आफताब 
आलम , 

गाम – धनकौल. 
01.03.82 पोस्ट - भोजीडीह , 

थाना - यरियारि, 
जिला - शेखपुरा, बिहार 
पिन -811105 
पिता- स्व ० श्री कैलाश पति 
भट्ट 

ग्राम - बकसपुरा , 
26.12.78 

थाना - बरवाअड्डा, 
जिला - झारखंड, धनबाद 
पिन -826004 
पिता- श्री आद्या प्रसाद मिश्र 

ग्राम + पों o- नरईपुर, 
08.12.67 थाना - बगहा 

जिला - पश्चिम चम्पारण, 
बिहार , पिन -845105 
पिता -विजय बहादुर सिंह 

गा + पो 0 -मिर्जापुर , 
30.12.86 / जिला - गाजीपुर , 

उ 0 प्र 0 , 

पिन-275204 


सामान्य 
( 01 ) 


21. 


श्री पंकज 
धनबाद ( झारखंड) 


पो 0 - यादवपुर, 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

जहानाबाद | 


सामान्य 
(01 ) 


22. 


श्री दिनेश मिश्र 
बेतिया 
( पश्चिमी चम्पारण ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

कैमूर ( भभुआ ) 


सामान्य 
( 01 ) 


23 


श्री भास्कर 
गाजीपुर , उ 0 प्र 0 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

समस्तीपुर । 


पिता - मो 0 रउफ 

ग्राम - घनघौल, पो 0 - बेरवि 
07.05.83 जिला -फतेहपुर, उ0 प्र 0 

पिन -212601 


सामान्य 
(01) 


मो 0 नबी हुसैन 
फतेहपुर, उ0 प्र 0 


24. 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

गया । 


सामान्य 


( 01 ) 


पिता - श्री भागवत भगत 
सुशीला सदन , 261/394 
शिवजी नगर , 
पुरानी जक्कनपुर, 
थाना - जक्कनपुर, 
डाकघर - जी 0 पी 0 ओ 0 
जिला - पटना, 

पिन -800001 


श्री रवि रंजन कुमार 
पटना 


25 . 


16.11.73 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

खगड़िया । 


पिता- श्री शिवमूरत पाण्डेय 

ग्राम – कुरावल , पो 0 - शाहपुर 
13.12.83 जिला - गोरखपुर, उ0 प्र0 

पिन -273407 


सामान्य 
( 01) 


श्री सन्तोष कुमार 
पाण्डेय 
गोरखपुर, उ0 प्र 0 


26. 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

डेहरी ऑनसोन । 


०० 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


सामान्य 
(01 ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 


श्री अजय कुमार त्रिपाठी 
प्रतापगढ़ , उ 0 प्र 0 


27 . 


शेरघाटी । 


सामान्य 
(01) 


28. 


श्री रोहित कुमार पाण्डेय 
गाजीपुर, उ0 प्र 0 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

बाढ़ । 


सामान्य 
(01) 


29. 


श्री कवलजीत शेखर 
भारती 
भागलपुर 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

अरेराज । 


पिता- श्री राम शंकर त्रिपाठी 

ग्राम - पटना, 
20.11.83 पो 0 -चितामनपुर, पटना 

जिला - प्रतापगढ़ , उ 0 प्र 0 
पिन -230128 
पिता- श्री अनिल कुमार 
पाण्डेय 

ग्राम + पो0+ थाना - सुहवल 
18.09.86 

तहसील - जमानियां, 
जिला - गाजीपुर, उ0 प्र0 
पिन -232332 
पिता- श्री गणेश कुमार 
यादव 

मुहल्ला - कागजीटोला, 
05.12.84 

वार्ड नं0-8, 
पो 0+ थाना - कहलगाँव 
जिला - भागलपुर, बिहार 
पिन कोड -813203 
पिता- श्री दिनेश चन्द्र 
चतुर्वेदी 

द्वारा श्री शालिग्राम चतुर्वेदी 
23.10.86 ग्रा o + पो 0 - सेमाटार, 

थाना - गुठनी, 
जिला - सिवान , बिहार 
पिन -841239 
पिता- श्री बृज भूषण तिवारी 

ग्राम + पो 0 - नौनापार 
01.07.82 

जिला - देवरिया , 
उ 0 प्र 0 , पिन -274701 
पिता- श्री दीनानाथ प्रसाद 
सिंह 

नयानगर, वार्ड नं0-14, 
11.02.77 

रिंगबांध रोड, सुपौल 
थाना + जिला - सुपौल, 
बिहार, पिन -852131 
पिता - श्री राजेन्द्र 

बहादुर सिंह 
जज बिल्डिंग के पीछे, 
20.01.80 विवेक नगर, प्रतापगढ़ , 

उ 0 प्र 0 , पिन -230001 


सामान्य 
( 01 ) 


30 . 


श्री अमित कुमार, 
सिवान 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

सुपौल । 


श्री कृष्ण मुरारी तिवारी 


सामान्य 
(01 ) 


31. 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

बनमंखी । 


देवरिया , उ0 प्र 0 


सामान्य 
(01) 


32. 


श्री गुंजन कुमार सिंह 
सुपौल 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

सिकरहना । 


सामान्य 
(01) 


33. 


श्री अभय कुमार सिंह 
प्रतापगढ़, उ 0 प्र 0 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

मधुबनी । 


सामान्य 


( 01 ) 


पिता- स्व 0 श्री आशुतोष 
नायक 
शांति नायक पथ , 
दलसिंहसराय 
जिला - समस्तीपुर, बिहार, 
पिन -848114 


सुश्री अपूर्वा नायक 
समस्तीपुर 


34. 


08.03.84 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

पटना सदर । 


सामान्य 
( 01 ) 


श्री रवि शंकर दूबे 


पिता- श्री बद्री नाथ दूबे 
ग्रा 0 - बसाँव ( खुर्द), 
पो 0 - महिला, 
थाना - इटाढ़ी, बक्सर, 
बिहार , पिन -802123 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 


35. 


15.04.77 


बक्सर 


रक्सौल । 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


9 


सामान्य 
(01 ) 


36. 


श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय , 
मिर्जापुर, उ0 प्र 0 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

सीतामढ़ी । 


सामान्य 
(01) 


श्री दिनेश कुमार 


37 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

दरभंगा । 


बक्सर 


सामान्य 
( 01 ) 


38. 


श्री कमलेश्वर पाण्डेय 
गोरखपुर, उ0 प्र 0 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

सीवान । 


श्री विजय कुमार 


सामान्य 
(01) 


39 . 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

बेनीपुर । 


कटिहार 


सामान्य 


श्री दिलीप 

कुमार 

सिंह 
महाराजगंज, उ 0 प्र 0 


(01) 


40 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

हिलसा । 


अनुसूचित 


श्री विजय कुमार , 


जाति (02 ) 


41. 


पिता- श्री केशव प्रसाद 

पाण्डेय 
01.08.84 रामापट्टी, देहात कोतावाली के 

पीछे,मिर्जापुर , 
उ 0 प्र 0 , पिन -231001 
पिता- श्री रामा शंकर सिंह 

ग्रा o- चान्दनी चौक , 
14.04.81 लख रोड नं0-2 

पो ० - गजाधरगंज, बक्सर, 
बिहार, पिन- 802103 
पिता- श्री केशव प्रसाद 
पाण्डेय 

ग्रा ० - भस्मा, पो ० - डॅवरपार, 
02.01.83 

थाना - बेलीपार, 
जिला - गोरखपुर 
उ 0 प्र 0 , 

पिन -273016 
पिता - श्री सुरेन्द्र प्रसाद AT 

जगन्नाथ पुरी, बरमसिया 
16.01.81 

पो +जिला - कटिहार, बिहार 
पिन -854105 
पिता- श्री नगीना सिंह 

ग्रा o + पो 0 -निबुइयां, 
01.06.85 

जिला - महाराजगंज, 
उ 0 प्र 0 , पिन -273301 
पिता- श्री लाल शंकर चौधरी 
ग्रा 0 - हरपुरा, 

पो0 

-मुहम्मदपुर, 
06.10.86 

थाना -विक्रम, जिला - पटना 
पिन -801104 
पिता- श्री बरहन पासवान 

ग्रा 0 - टेगुआ, पो 0 - चौरा 
21.04.86 

थाना + अंचल + जिला - जमुई 
बिहार -811307 
पिता- श्री विन्देश्वर राम 
मोहल्ला - नया टोला 

( देवी लॉज के पास), 
16.12.75 

थाना - काजी मोहम्मदपुर 
पो 0+जिला - मुजफ्फरपुर, 
पिन -842001 
पिता- श्री शिवजगी राम 
नियर माइको, जी 0 टी 0 रोड 

सासाराम , रोहतास 
07.09.77 

पो 0+ थाना - सासाराम 
जिला - रोहतास , बिहार 
पिन -82115 
पिता - सुरेश चन्द्र चौधरी 

मो 0 - बेगमपुर भितरी 
25.07.87 पो 0 - बेगमपुर, 

थाना- चौक पटना सिटी 
जिला - पटना, पिन -800009 
पिता- श्री राम छबीला प्रसाद 

ग्रा 0 -गिरघर परसा टोला 
22.12.82 

थवई , 
थाना -फुलवरिया ( श्रीपुर, 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

सिकरहना । 


पटना 


अनुसूचित 


जाति (02 ) 


42. 


श्री चन्दन पासवान 
जमुई 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

जहानाबाद । 


अनुसूचित 
जाति (02 ) 


43. 


श्रीमती रेखा रश्मि 
मुजफ्फरपुर 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

समस्तीपुर । 


अनुसूचित 
जाति ( 02) 


44. 


श्रीमती कुमारी रूबी, 
रोहतास ( सासाराम ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

पटना सदर । 


अनुसूचित 


जाति (02) 


श्री अखिलेश्वर कुमार 
पटना 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 


45 . 


विरौल । 


अनुसूचित 


श्री धर्मेन्द्र 
गोपालगंज 


46 


जाति ( 02 ) 


कुमार रमण 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

शिवहर । 


10 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


अनुसूचित 


श्री मनोज कुमार 


जाति (02 ) 


47. 


06.02.82 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

सुपौल । 


सारण ( छपरा ) 


ओ० पी ) 
जिला - गोपालगंज, बिहार, 
पिन -841425 
पिता- श्री अम्बिका राम 
ग्रा 0+ डाकघर - सेरूकाहाँ, 
भाया - मशरक , जिला - सारण 
राज्य – बिहार, पिन -841417 
पिता- श्री रामेश्वर चौधरी 
गोलाघाट सोनवर्षा लेन 
पो 0 - भागलपुर सिटी 
( नयाबाजार ) थाना - तातारपुर, 
जिला - भागलपुर, 
पिन -812002 
पिता- श्री बैजनाथ राम 
ग्रा o + पो 0 - बगवाँ 
थाना - गढ़हनी, 
जिला - भोजपुर 
बिहार, पिन -802203 


अनुसूचित 
जाति (02 ) 


श्री दीपक कुमार चौधरी 
भागलपुर 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 


48. 


05.05.73 


सीवान । 


अनुसूचित 
जाति (02 ) 


श्री संजीव कुमार 


49. 


01.03.81 


भोजपुर ( आरा ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

शेखपुरा । 


श्री जीतेन्द्र कुमार 


अनुसूचित 
जाति (02) सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

जिला अभियोजन कार्यालय 

लखीसराय । 


50 


पिता- श्री मोहन पासवान 
ग्रा o + पो 0 - महंथ मनियारी 
थाना- मनियारी, मुजफ्फरपुर, 
बिहार , पिन -843197 


01.01.79 


मुजफ्फरपुर 


अनुसूचित 


जाति (02 ) 


श्री प्रदीप चन्द्र 
मुंगेर 


51. 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 


पिता- श्री राम चन्द्र दास 
ग्रा०+ पों - सारोबाग 
थाना - धरहारा, मुंगेर, बिहार, 
पिन -811214 


17.09.81 


मसौढ़ी । 


पिता -विशुनदेव पासवान, 


अनुसूचित 


मुहल्ला - डेल्हा धनिया 


जाति ( 02 ) 


बागीचा , 


श्री राजीव कुमार 


एकता कॉलानी 


52 


02.01.83 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

बेतिया । 


गया 


अनुसूचित 
जाति (02 ) 


53 


श्री कुलेन्द्र कुमार 
रोहतास ( सासाराम ) 


16.04.82 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

सहरसा । 


( देवी स्थान के बगल में ) 
पो ० - आर० एस० गया , 
जिला - गया , बिहार , 
पिन -823002 
पिता- श्री रामायण राम 
गा o + पो 0 - मेदनीपुर, 
थाना - दिनारा 
जिला- रोहतास (बिहार) 
पिन -802211 
पिता- श्री राजेन्द्र प्रसाद 
सिंह 
ग्रा 0 - नयानगर रानी दियारा, 
पो 0 - कृष्णदासपुर, 
थाना - कहलगाँव 
जिला - भागलपुर, बिहार 
पिन -813222 


54 


श्री अखिलेश सिंह 
भागलपुर 


01.03.83 


अनुसूचित 
जनजाति 
( 03 ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

किशनगंज । 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


11 


55 


श्री सुनील कुमार 
वैशाली 


02.02.84 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

अररिया । 


पिता- स्व ० श्री शिवनन्दन 

अत्यन्त 
दास 

पिछडा वर्ग 
द्वारा श्री 

रामवृक्ष दास, ( 04) 
ग्राम - चकवालाधारी 
पो 0 - बलवापुआरी, 
थाना हाजीपुर सदर , 
जिला - वैशाली, बिहार 
पिन -844101 

अत्यन्त 
पिता- मो 0 जमालुद्दीन 

पिछड़ा वर्ग 
जमाली मंजील, फैज कॉलोनी (04 ) 
नया अलीगंज, गया 
पिन -823001 


56 


मो 0 इरशाद आलम 
गया 


25.01.79 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

कटिहार । 


अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग 
( 04) 


पिता- श्री राम ध्यानजी पाल 

ग्रा - इसुड़ी, 
15.02.82 थाना + पो 0 - दुर्गावती 

जिला - कैमूर ( भभुआ ), बिहार 
पिन -821105 


श्री कमल कुमार 
कैमूर (भभुआ) 


57 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 


बाँका । 


58 


श्री उपेन्द्र साह 
गोपालगंज 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

जमुई । 


श्री राजेश कुमार 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 


59 


नालन्दा 


रक्सौल । 


श्री मनिन्द्र कुमार 


60 


अत्यन्त 
पिता- श्री जगदीश साह 
ग्रा 0 - बंजरिया, पो 0 - ढेबवा 

पिछड़ा वर्ग 

( 04 ) 
08.03.82 थाना - गोपालपुर, 

जिला - गोपालगंज, बिहार, 
पिन -841503 
पिता- श्री रामेश्वर प्रसाद अत्यन्त 
ग्रा o-मालविगहा, 

पिछड़ा वर्ग 
पो ० - कलियाचक , 

( 04 ) 
01.03.77 

थाना -हिलसा 
जिला - नालन्दा, 
बिहार, पिन -801302 
पिता- श्री रामानन्द प्रसाद अत्यन्त 
मुहल्ला - मुसल्लहपुर, 

पिछडा वर्ग 
चाईटोला 

( 04 ) 
नाथुन लेन, देवी स्थान के 
15.10.80 

निकट पो ० - महेन्द्रु, 
थाना - कदमकुँआ, 
जिला - पटना, 
बिहार, पिन -800006 
पिता- श्री मुन्नी मंडल 

अत्यन्त 
दीपनगर, काली ठाकुर लेन पिछडा वर्ग 
पो ० - खरमनचक , 

( 04) 
12.11.76 

थाना - आदमपुर , 
जिला - भागलपुर , बिहार, 
पिन -812001 
पिता- श्री राजेन्द्र प्रसाद अत्यन्त 
मंडल , 

पिछड़ा वर्ग 
अधिवक्ता, आर0 बी 0 सूर्या0 प्र0 ( 04) 
02.10.76 रोड, मुहल्ला - छोटी खंजरपुर 
थाना - बरारी, 

पो0 

-भागलपुर , 
एच 0 ओ0 जिला - भागलपुर , 
बिहार, पिन -812001 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

दलसिंहसराय । 


पटना 


61 


श्री राकेश कुमार राय 
भागलपुर 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

बक्सर । 


62 


श्री पंकज कुमार 
भागलपुर 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

नालन्दा । 


12 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


अत्यन्त 
पिछडा वर्ग 
(04 ) 


63 


श्री अमृत कुमार 
सारण ( छपरा) 


15.01.81 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

पूर्णियाँ । 


पिता- श्री चन्द्रभूषण प्रसाद 
द्वारा - रंजन कुमार , 
पिता - चन्द्रभूषण प्रसाद 
ग्रा 0 - करचोलियाँ, 
पो ० - वृत भगवानपुर 
थाना - पानापुर, जिला - सारण 
बिहार , पिन -841410 
पिता- श्री रामेश्वर प्रसाद 
सिंह 
रूकमिनी सदन , रामकृष्ण 
नगर 
लालू पथ के नजदीक , 
किडजी 

स्कूल 
पो 0 - न्यू जगनपुरा, पटना, 
बिहार, पिन -800027 


64 


श्री मानस कुमार वत्सल 
पटना 


11.02.85 


पिछड़ा वर्ग 
( 05 ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

मोतीहारी । 


के पास, 


पिछड़ा वर्ग 
( 05 ) 


श्री दिनेश कुमार, 


65 


08.02.81 


मुंगेर 


पिता- श्री निरंजन प्रसाद 
केशोपुर, भारतमाता चौक, 
जमालपुर, जिला - मुंगेर, 
बिहार , पिन -811214 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

सारण ( छपरा ) । 


श्री राजीव लाल, 


66 


24.02.78 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

मुंगेर । 


मुजफ्फरपुर 


67 


श्री सत्य नारायण सिंह 
रोहतास ( सासाराम ) 


02.03.78 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

शेखपुरा । 


68 


श्री विश्वजीत कुमार 
खगडिया 


12.10.79 


पिता - श्री मोती लाल , 

पिछड़ा वर्ग 
मुहल्ला - गोला बांध रोड ( 05) 
थाना - नगर, डाकघर – प्रधान 
डाकघर, जिला - मुजफ्फरपुर , 
पिन -842001 
पिता- श्री 

पिछड़ा वर्ग 
सिंह 

परशुराम 
ग्राo-गेरा, पो 0 - अमौरा , 

( 05 ) 
थाना - काराकाट ( गोडारी), 
जिला - रोहतास , बिहार , 
पिन -802214 
पिता- श्री ब्रम्हचारी रामानन्द 

पिछड़ा वर्ग 
ग्रा ०+ पो ० - रसौंक . 

( 05) 
थाना - मोरकाही, 
जिला - खगड़िया , 
बिहार, पिन -851205 
पिता- श्री हरेश्वर राम 

पिछड़ा वर्ग 

( 05 ) 
ग्रा 0 - बरबट्टा, 
पो 0+ थाना - सोनपुर 
जिला - सारण ( छपरा ), 
बिहार , पिन -841101 
पिता- मो 0 शमीमूल हक पिछडा वर्ग 
अगरवाल टोला, लोहरवा घाट ( 05 ) 
लेन, थाना - आलमगंज 
पो 0 - गुलजारबाग , आलमगंज 
जिला - पटना, 
बिहार, पिन -800007 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

औरंगाबाद । 


श्री ललन कुमार 


69 


14.01.88 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

जमुई । 


सारण ( छपरा ) 


70 


सुश्री आरशी शमीम 
पटना 


03.01.83 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

हाजीपुर । 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


w 


श्री नीरज कुमार , 


71 


9.08.81 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

मधुबनी । 


शेखपुरा 


श्री 


72 


श्री वीरेन्द्र किशोर 
मुजफ्फरपुर 


24.05.78 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

गया । 


श्री ब्रजेश कुमार 


73 


10.05.80 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

दरभंगा । 


भागलपुर 


श्री मनीष कुमार 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 


74 


28.03.83 


पूर्णियाँ 


सीवान । 


पिता- श्री राजेन्द्र प्रसाद 

पिछड़ा वर्ग 
सिन्हा 

( 05 ) 
मुहल्ला - प्रोफेसर कॉलोनी, 
जखराज स्थान, 
पो0+जिला - शेखपुरा, 
बिहार, पिन -811105 
पिता- श्री कृष्णदेव प्रसाद 

पिछड़ा वर्ग 

( 05 ) 
यादव, 

कॉम्लेक्स , 

कृष्ण 
अहियापुर चौक, मुजफ्फरपुर, 
बिहार, पिन -842001 
पिता - श्री श्यान नंदन यादव 

पिछड़ा वर्ग 
ग्रा 0 -दिशारथ, पो 0 - महेशपुर 

(05 ) 
थाना - सन्हौला, 
जिला - भागलपुर, बिहार 
पिन -813205 
पिता- श्री कमलेश्वरी प्रसाद 

पिछड़ा वर्ग 
चौरसिया 

( 05 ) 
मुहल्ला - मधुबनी बाजार 
महावीर स्थान के नजदीक 
( ओम इलेक्ट्रीक ) 
जिला - पूर्णियाँ, 
बिहार , पिन -854301 
पिता- श्री राम कृत सिंह 

पिछड़ा वर्ग 
ग्रा 0 -बिड्डी, 

( 05 ) 
थाना + पो 0 - चैनपुर 
जिला - कैमूर ( भभुआ). 
बिहार, पिन -821103 
पिता- श्री राम नरेश प्रसाद 
द्वारा श्री विशेश्वर प्रसाद 
मुहल्ला - समलिया गली. 

पिछड़ा वर्ग 
थाना - मालसलामी , 

महिला (06 ) 
पो ० - झाउगंज, पटना सिटी 
पिन -800008 
पिता- स्व 0 श्री रधुवंश प्रसाद 
सिंह 
पति - राकेश रौशन 

पिछडा वर्ग 
पो 0 - बी ० भी ० कॉलेज 

महिला (06 ) 
थाना - हवाई अड्डा थाना 
जिला - पटना, बिहार 
पिन -800014 


75 


श्री ओम प्रकाश सिंह 
कैमूर ( भभुआ ) 


18.02.67 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

मधेपुरा । 


श्रीमती अनिता कुमारी, 


76 


18.10.85 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

हाजीपुर । 


पटना 


छोटी रूकनपुरा, 


77 


श्रीमती नमिता 
पटना 


20.01.79 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय 

हाजीपुर । 


2. इनकी सेवा बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के अधीन होगी । 
3. इनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित परीक्षाफल के मेधा क्रमानुसार होगी । 

4. बिहार अभियोजन हस्तक , 2003 के नियम 50-57 के अनुसार इनके बुनियादी / व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था 
संबंधित जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त निदेशक । 


14 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


12 जुलाई 2017 
सं 0 (01 ) 19 / 2015 / स्था 0 696 — बिहार अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के अभियोजन पदाधिकारियों को 
कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ -4 में अंकित स्थान पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 


क्र ० 


पदाधिकारियों का नाम / पदनाम / 


वर्तमान पदस्थापन स्थान 


पदस्थापन स्थान 


गृह जिला 


1 


3 


4 


जिला अभियोजन कार्यालय 

गोपालगंज 


1 . 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

पुपरी ( सीतामढ़ी) । 


2 

श्री चन्द्र प्रकाश 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

भोजपुर ( आरा) 

श्री द्वारिका चौधरी 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

रोहतास 


जिला अभियोजन कार्यालय 

औरंगाबाद । 


2 . 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

बनमंखी ( पूर्णियाँ) 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

पुपरी ( सीतामढ़ी ) । 


3 . 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

झंझारपुर (मधुबनी) । 


श्री देवानन्द पासवान 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

मुंगेर 
श्री महेश प्रसाद राय 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

भागलपुर 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 


4 . 


विरौल ( दरभंगा) । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

किशनगंज । 


श्री सूर्यदेव कुमार 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

पटना 


जिला अभियोजन कार्यालय 

लखीसराय । 


5 . 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

उदाकिशुनगंज 
( मधेपुरा ) 


श्री दिनेश 

कुमार 

नं0-3 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

पटना 


जिला अभियोजन कार्यालय 

जहानाबाद । 


6 . 


जिला अभियोजन कार्यालय 

समस्तीपुर । 


श्री अशोक कुमार 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

पटना । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

छपरा । 


7 . 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

अरेराज 
(पूर्वी चम्पारण ) । 


श्री शम्भु शरण 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

बेतिया 


जिला अभियोजन कार्यालय 

सीतामढ़ी । 


8 . 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

तेघड़ा 
( बेगूसराय) । 


9 


श्री महेन्द्र राम 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 

( से 0 ग्रे०) / 
अपर लोक अभियोजक ( से 0 ग्रे ० ) 

जहानाबाद 


जिला अभियोजन कार्यालय 

मुंगेर । 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

वीरपुर 
( सुपौल ) । 


बिहार गजट, 20 सितम्बर 2017 


15 


10 


श्री सूरज प्रसाद 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 

( से 0 ग्रे ० ) / 
अपर लोक अभियोजक ( से 0 ग्रे ० ) 

बक्सर 


जिला अभियोजन कार्यालय 

जमुई । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

अरवल । 


11 


श्री नवल किशोर प्रसाद विद्यार्थी 
जिला अभियोजन पदाधिकारी 

पटना । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

जहानाबाद । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

कटिहार 


श्रीमती संगीता कुमारी 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी / 
अपर लोक अभियोजक 

नालन्दा 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

दलसिंहसराय । 


12 


जिला अभियोजन कार्यालय 

गया । 


13 


श्री हरदेव विश्वास 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 

पूर्णियाँ ( अररिया) 


जिला अभियोजन कार्यालय 

रोहतास । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

भागलपुर । 


14 


श्री शम्भु शरण कर्ण 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 

खगडिया 


जिला अभियोजन कार्यालय 

बेतिया । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

सहरसा । 


15 


श्री मनोज कुमार अग्रवाल 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

कटिहार 


जिला अभियोजन कार्यालय 

मोतिहारी । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

अररिया । 


16 


श्री अजय कुमार सिंह 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 

जौनपुर । 


अनुमंडल अभियोजन कार्यालय 

बगहा । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

मुजफ्फरपुर सदर । 


17 


श्री रविन्द्र प्रसाद 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 

पटना । 


जिला अभियोजन कार्यालय 

भागलपुर । 


आर्थिक अपराध ईकाई , पटना । 


2. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि पारगमन काल उपभोग किये बिना अविलंब नव 
पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

3. उपरोक्त क्रमांक 11 से 17 तक के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में 
विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है । अतएव इन सभी पदाधिकारियों को स्थानान्तरण 
यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
ईश्वर चन्द्र सिन्हा , संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त निदेशक | 


16 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


अधिसूचना 

14 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / नि 0 वि स्था0-44 / 2016-3905 ( अनु०) —पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या -5743 
दिनांक 30.06.2017 द्वारा श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता की सेवा योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से 
वापस लेते हुए अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक के 
लिए निगरानी विभाग को सौंपी गयी है । तद्नुसार दिनांक 05.07.2017 को पूर्वाह्न में श्री सिंह द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद 
पर योगदान समर्पित किया गया है । 

2. उक्त के आलोक में उनके योगदान की तिथि 05.07.2017 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी 
विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग , पटना में अधीक्षण अभियंता के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
उमेश चन्द्र विश्वास , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 +10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


17 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि 


Office of The Commissioner , Magadh Division ,Gaya 


Office Order 


The 31 " July 2017 
No. II Est.-22 / 10-2563 — In the light of proposal received from Collector, Aurangabad 
(letter no . 678 dt. 29/04/2017.) power of certificate officer has been delegated to Sri Shiv Kumar 
Shaiv (BAS), Director, Account, Administration & Self Employment DRDA, Aurangabad for 
disposal of certificate cases u /s 3 ( 3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914 
Order of Commissioner,Magadh Division , Gaya dt. 21/07/2017 

By Order, 
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner. 


The 


7th 


August 2017 


No. II Est.-01/ 2002-3208 — Inthe light of proposal received from Collector , Arwal (letter 
no. 39dt . 25/05/2017 .) power of certificate officer has been delegated to Sri Sudhir Kumar 
(BAS), District Supply Officer, Arwalfor disposal of certificate cases u /s 3 ( 3) of Bihar & Orrisa 
Public Demand Recovery Act. 1914 
Order of Commissioner,Magadh Division , Gaya dt. 19/08/2017 

By Order, 
Sd./Illegible , Secretary to Commissioner. 


18 


PER JUIC , 20 stok 2017 


The 13th 

September 2017 
No. I Est.-51 /2010-3301 — In the light of proposal received from Collector, Gaya (letter 
no . 538dt. 16/07/2017 .) power of certificate officer have been delegated to following officers for 
disposal of certificate cases u /s 3 ( 3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914 . 
Sl. No. Officers Name 

Designation 
Sri Raj Kumar Sinha 

Additional Collector, Gaya 
2 Sri Richi Pandey 

Assistant Collector, I.A.S. ( Probationer ), Gaya 
3 Sri Vinod Kumar Thakur 

Dist. Supply Officer, Gaya 
Order of Commissioner ,Magadh Division , Gaya dt. 06/09/2017 

By Order, 
Sd./Illegible , Secretary to Commissioner . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
POER JUIC , 27–571 + 10 -socoton 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


19 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 
No. 1083 - I, SAROJ S / o Prakash Srivastava , Balha Madhusudan, Pupri, 
Sitamarhi Changed my name to Saroj Srivastava , I shall be known as Saroj 
Srivastava for all purposes. Affi. No. 27033 /22.04.17 

SAROJ . 


No. 1084 - I, Abha Sinha W / o Late Ajay Kumar Sinha R/ o Mohalla Shastri 
Nagar, P.S. Rampur, Dist.- Gaya Bihar declare vide Affidavit No. 5689 dated 
04.08.2017 . My daughter name hasbeen changed from Bhairvi to Bhairvi Kashyap 
for all purposes . 

Abha sinha. 


No. 1095 - I , SONU KUMAR, S / o Dharmendra Shah, residence at 
Mohalla + Post-Mahendru , P.S.- Sultanganj, Town & Distt .- Patna , Pin code -800006 , 
Bihar declare vide Affidavit no . 1072 , dated 08.08.17 will be known and called as 
Sonu Shah. 

Sonu Kumar. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


20 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


बिहार 


गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 ग्रा ०वि०-14 (पटना ) भोजपुर -01 / 2017-328409 


ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 


15 सितम्बर 2017 


श्री संजय कुमार पाठक, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह -प्रखंड विकास पदाधिकारी , आरा 


सह- सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी आरा सदर , भोजपुर के विरूद्ध निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के 


पत्रांक- 546 दिनांक 14.02.2017 द्वारा निर्धारित अर्हता तिथि 01.01.2015 के आधार पर निर्वाचक सूची के 


संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप प्रपत्र क गठित कर विभागीय 


कार्यवाही की अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त कराया गया । 


( 2) श्री पाठक से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । श्री पाठक से प्राप्त स्पष्टीकरण 


दिनांक 27.03.2017 के सम्यक् समीक्षोपरांत विषयगत मामले की वृहद जाँच हेतु श्री पाठक के विरूद्ध 


विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । 


(3) तद्आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-2005 के 


नियम- 17 (2 ) के तहत् इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राजेश परिमल, उप सचिव, ग्रामीण 


बिहार गजट , 20 सितम्बर 2017 


21 


विकास विभाग, बिहार, पटना का संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा नामित पदाधिकारी 


को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

(4) श्री संजय कुमार पाठक , तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह -प्रखंड विकास पदाधिकारी, 


आरा- सह- सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, आरा, भोजपुर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह-प्रभारी 


प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोह, औरंगाबाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में 


अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 


आदेश : -आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 


तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महेन्द्र भगत, उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


